निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 31 


13 श्रावण, 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

4 अगस्त 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में 

विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
उपस्थापित किये 

किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

13-14 


भाग -9_विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

15-16 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


17-20 


2 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

22 जुलाई 2010 
एस0 ओ0 147 दिनांक 4 अगस्त 2010 — नोटरीज अधिनियम, 1952 (53,1952 ) की धारा -10 की उप - धारा ( बी ) 
एवं (एफ 0 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल श्री कुमार रण विजय सिंह, नोटरी , जहानाबाद 
जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 710/ जे 0 , दिनांक 9 मार्च 1987 द्वारा की गयी 
थी , के नोटरी अनुज्ञप्ति को आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए, नोटरीज अधिनियम , 1952 की धारा -4 के 
अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में अभी तक 
इनके द्वारा किये गये कार्यों को नियमित करते हैं । 

( सं 0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-08/ 85/ 3158/ जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
मजहर इमाम , प्रभारी सचिव । 


22 जुलाई 2010 
एस 0 ओ0 148 - एस0 ओ 0 147 दिनांक 4 अगस्त 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 

( सं0 सं0 - ए0 / ए0 बी0-08 /85/ 3158 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मजहर इमाम , प्रभारी सचिव । 


22nd July 2010 
S. O. 147 dated 4th August 2010 —In exercise of the powers conferred under Sub - Section (b ) and (f) 
of Section 10 of the Notaries Act , 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary 
licence with effect from the date of issue of the order and to remove the name of Sri Kumar Ran Vijay Singh , 
Notary , Jehanabad , who was appointed as notary under Law Department s Notification memo no . 7101, dated 
9th March 1987 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in 
special circumstances regularise the acts done by him uptill now 

( File No.- A/ A.B -08 / 85 / 3158/J . ) 
By Order of the Governor of Bihar, 

MAZHAR IMAM , 
Secretary of Incharge to Government of Bihar. 


21 जुलाई 2010 
एस 0 ओ0 149 दिनांक 4 अगस्त 2010 — विधि विभाग बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या 3324/ जे0 , दिनांक 
7 सितम्बर 2000 के आलोक में अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विधि आयोग , पटना से प्राप्त अनुशंसा 
पर विचारोपरान्त निम्नांकित व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है: 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


3 


1 


2 


2 


3 


क्रमांक नाम 

पता 
श्री केदार नाथ पोद्दार 

सेवा -निवृत्त प्राचार्य पटना, विधि महाविद्यालय , कस्तुरबा नगर , 

बाजार समिति के निकट , पो 0 - महेन्द्रू, पटना-800006 
डा ० उमाशंकर प्रसाद 

5 , पाटलिपुत्र कोलोनी , पटना-800013 
वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय 
डा 0 अंशुमन , अधिवक्ता 

द्वारिका मंदिर रोड , पश्चिम बोरिंग केनाल रोड , पो 0 - जी 0 पी 0 ओ0 , 
पटना उच्च न्यायालय 

पटना- 800009 
2. अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति विधि आयोग के वर्तमान कार्यावधि (7 सितम्बर 2009 से अगले तीन वर्ष ) 
तक सीमित रहेगा तथा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । 

3. अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा - भत्ता देय होगा। 
4. अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000 ( एक हजार ) रुपया मानदेय देय होगा । 
5 . उक्त मानदेय राशि विकलन बजट शीर्ष- 2014 - ब्याज प्रशासन लघु 

लघु शीर्ष- 800 - अन्य व्यय 
उपशीर्ष - 0006 - विधि आयोग के अन्तर्गत - 0501 - व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये अदायगियों इकाई से होगा। 
जिसका विपत्र कोड एन-2014808000006 है । 

इसका निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव - सह -निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , बिहार राज्य विधि 
आयोग , पटना होंगे। 

( सं 0 सं 0 - ए0 / ए0 बी0-02/ 07 /3144/ 0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
मजहर इमाम , विशेष सचिव । 


का 


20 जुलाई 2010 
एस 0 ओ 0 150 दिनांक 4 अगस्त 2010 — नोटरीज एक्ट, 1952(53 , 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल नोटरीज एक्ट , 1952 ( 53 , 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2913/ जे0 , दिनांक 15 जून 2004 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामाशंकर प्रसाद जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्यौरा नीचे अंकित है, को 
दिनांक 15 जून 2009 से पुनः आगामी पांच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 
करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 


आवासीय एवं व्यवसायिक 


लेख्य प्रमाणक के नाम 


अर्हता 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने 
के लिए प्राधिकृत 
किया गया है 


अभ्युक्ति 


पता 


अंकित होने की 

तिथि 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री रामाशंकर प्रसाद 


अधिवक्ता , 


15-06-04 


नालन्दा जिला 


व्यवहार 
न्यायालय , बिहारशरीफ , 


बी ० एस ० सी ० 
एल 0 एल 0 बी 0 


नालन्दा 


( सं 0 सं0 - ए/ नोट( एस )-84 / 2002/ 3120 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


4 


बिहार गजट, 4 अगस्त 2010 


20 जुलाई 2010 
एस0 ओ 0 151 - एस0 ओ0 150 दिनांक 4 अगस्त 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं0 सं0 - ए/ नोट( एस )-84/ 2002/ 3120 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


20nd July 2010 
S. O. 150 dated 4th August 2010 —In exercise of the powers conferred by section -5 (2 ) of Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rama Shankar Prasad and 
whose detail according to Notary Register, is given below the Notary appointed under section -3 of the 
Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) and sub -rule ( 4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 
Government in Law Department Notification no. 2913 /J. Dated 15th June 2004 to practice as notary again 
for the next five years from 15th June 2009 . 
Date of which 

Area in 
Residential the name of 

which 
Name of Notary 

Professional Notary has Qualification 

Remarks 

Notary to 
address been entered 
in the Register 

practice . 


1 


3 


4 


5 


6 


15-06-04 


Shri Rama 
Shankar Prasad 


2 
Advocate , Civil 
Court, 
Biharsharif 


B.Sc. 
L.L.B. 


Nalanda 
District 


( File no. - A/ Not ( S )-84 / 2002/ 3120 / J ) 

By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 


14 जुलाई 2010 
सं ० प्र ०2 /मुकदमा -40 / 2009-10387 - सी ० डब्लू ० जे ० सी ० संख्या 17077/2009 में दिनांक 2 फरवरी 2010 को 
माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 
6 / प्रो०-24-26 / 2009-769 / लो ० से० आ ०, दिनांक 23 जून 2010 द्वारा अनुशंसित पथ निर्माण विभाग , बिहार के बिहार अवर 
अभियंत्रण सेवा संवर्ग के कनीय अभियंता ( असैनिक) श्री शत्रुध्न प्रसाद पाण्डेय (वरीयता क्रमांक -1677 / 2003) को बिहार 
अभियंत्रण सेवा वर्ग -2 के अधीन पुनरीक्षित पे बैण्ड -2 एवं ग्रेड - पे 5400 रुपये में आदेय भत्तो के साथ सहायक अभियंता 
( असैनिक ) के पद पर अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से औपबंधिक रूप से प्रोन्नत किया जाता है । उन्हें प्रोन्नति का वित्तीय 
लाभ सहायक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर वास्तविक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अनुमान्य होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अमरेन्द्र भूषण सिंह, उप - सचिव ( प्र ० को ०), 


। 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


5 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

4 अप्रील 2010 
संख्या 12 / प0 ( क 0) 1008/2010 का0-3033 — बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप 
उप – सचिव / समकक्ष स्तर (वेतनमान् रू 0 10,000-15,200 अ0 पु० ) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान 
से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित पद पर पदस्थापन हेतु संबंधित विभाग में अगले आदेश 
तक सेवाएँ सौंपी जाती है : 

पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह वर्तमान पदस्थापन 

पदस्थापन का पद एवं स्थान 
सं ० 

जिला 


क्रम 


1 


2 


3 


4 


1 


अनुमंडल पदा०, शेरघाटी, गया 


श्री राजेन्द्र चौधरी, 
( 307 / 08, जहानावाद) 


2 


श्री राधेश्याम साह, 
(556/08, भागलपुर) 


अनुमंडल पदा0, फुलपरास , 
मधुबनी । 


3 


श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, 
(563/08, मुजफ्फरपुर) 


अनुमंडल पदा०, रोसड़ा, 
समस्तीपुर । 


4 


श्री मो 0 मुस्लिम , 
( 569/08, सिवान ) 


अनुमंडल पदा0, बखरी, 
बेगुसराय । 


जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 


5 


अनुमंडल पदा0, बक्सर 


श्री भानु प्रताप सिंह, 
(582 ए / 08, यू0 पी 0) 


6 


अनुमंडल पदा0, पीरो, भोजपुर 


श्री पारस नाथ सिंह , 
( 613/08, सिवान ) 


7 


श्री कुमार अरूण प्रकाश, 
( 615/08, पटना ) 


अनुमंडल पदा0, बलिया , 
बेगुसराय । 


8 


अनुमंडल पदा0, किशनगंज 


श्री रामेश्वर सिंह, 
(625/08, प0 चम्पारण ) 
श्री विनोद कुमार सिंह, 
(628/08, प0 चम्पारण ) 


9 


अनुमंडल पदा0, शेखपुरा 


जिला पंचायत राज पदा0 के पद पर पदस्थापन 
हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में । 
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 


10 


अनुमंडल पदा 0, तारापुर , मुंगेर 


श्री रविकान्त तिवारी, 
( 631/08 , खगड़िया ) 


11 


श्री अशोक कुमार सुमन , 
( 632/08, भागलपुर ) 


अनुमंडल पदा०, बेगूसराय 


जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 


6 


बिहार गजट, 4 अगस्त 2010 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह 

जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


12 


श्री प्रदीप कुमार , 
( 652 / 08, सारण) 
श्रीमती मधुरानी ठाकुर 
( 654/08, दरभंगा ) 


13 


14 


श्रीमती रंजना कुमारी, 
(656/08, भोजपुर ) 


15 


श्री एनामुलहक सिद्धिकी , 
( 680/08, पूर्वी चंपारण ) 


16 


श्री शोभेन्द्र कुमार चौधरी, 
(689/08, दरभंगा ) 


17 


श्री हरेन्द्र नाथ दूबे, 
( 690/08, बक्सर ) 


18 


श्री अजय कुमार ठाकुर, 
( 695/08, खगड़िया ) 


अनुमंडल पदा०, पालीगंज , जिला पंचायत राज पदा 0 के पद पर पदस्थापन 
पटना । 

हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में । 
अनुमंडल पदा0 , अररिया 

जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, अरेराज , जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
पूर्वी चंपारण । 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा0, मुंगेर 

जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा ०, गोगरी, खगड़िया | जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा0, टेकारी, गया जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा0, धमदाहा, पूर्णियाँ जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, शिवहर जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, बनमनखी, जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
पूर्णियाँ 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, बिक्रमगंज , जिला आपूर्ति पदा0 के पद पर पदस्थापन हेतु 
रोहतास । 

सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा0, राजगीर, जिला परिवहन पदा0 के पद पर पदस्थापन हेतु 
नालंदा । 

सेवा परिवहन विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, नीमचकबथानी, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
गया । 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा0, हवेलीखड़गपुर, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
मुंगेर 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
अनुमंडल पदा०, मंझौल, बेगुसराय महाप्रबंधक , बेल्ट्रॉन के पद पर पदस्थापन हेतु 

सेवा सूचना 

प्रौद्योगिकी विभाग में । 


19 


श्री राजीव रंजन सिंह , 
(705 / 08, समस्तीपुर) 


20 | श्री संजय प्रियदर्शी, 

(718/08, जहानाबाद ) 


21 


22 


श्री रामअनुग्रह नारायण 
सिंह , (725/08, पटना ) 
श्री रामरूप प्रसाद , 
(733 / 08,मुंगेर ) 
श्री अवध किशोर प्रसाद , 
(741 / 08, भागलपुर ) 


23 


24 


श्री विनोदानंद झा , 
( 759 / 08, सीतामढ़ी ) 


25 


श्री राकेश मोहन. 
( 767 / 08, दरभंगा) 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


7 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह 

जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


26 


श्री अमरेन्द्र कुमार, 


अनुमंडल पदा0, बाढ़, पटना 


जिला परिवहन पदा0 के पद पर पदस्थापन हेतु 
सेवा परिवहन विभाग में । 


( 798 / 08, नालंदा) 


27 


28 


श्री सर्वनारायण यादव , 

अनुमंडल पदा०, पकड़ीदयाल , जिला पंचायत राज पदा 0 के पद पर पदस्थापन 
( 839 / 08, समस्तीपुर) पूर्वी चम्पारण । 

हेतु सेवा पंचायती राज विभाग में । 
श्री मनोज कुमार , अनुमंडल पदा0, जमुई 

जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
( 928 / 08, भोजपुर) 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
29 श्री मृत्युंजय कुमार, 

अनुमंडल पदा०, बारसोई, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
(1028/08, अररिया) कटिहार 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
30 

अनुमंडल पदा0, महाराजगंज, जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक 
( 1046/08, नवादा) सिवान । 

आपूर्ति निगम के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा 

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में । 
2. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए सेवा सौंपे गये विभाग में अविलम्ब योगदान 
देना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अतुल कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


श्री रंजीत कुमार , 


4 अप्रील 2010 
संख्या 12 / प0 ( क 0 ) 1008/2010 का0-3034 -बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप 
उप - सचिव / समकक्ष स्तर (वेतनमान् रु0 10,000-15,200 अ 0 पुo) के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पदस्थापन स्थान 
से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया 


जाता है 


: 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


1 


अनुमंडल पदा०, सीतामढ़ी सदर 


उप सचिव , जल संसाधन विभाग । 


श्री भरत झा , 
( 530 / 08 , मधुबनी,) 


2 


श्री उदय कुमार, 


अनुमंडल पदा0, समस्तीपुर 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , नवादा । 


( 538 / 08, पटना ) 


3 


श्री देव नारायण मंडल, 


अनुमंडल पदा0, मसौढ़ी, पटना 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , भागलपुर | 


(540 / 08, कटिहार) 


4 


श्री ब्रजमोहन पाण्डेय, 
( 545 / 08, गया ) 


अनुमंडल पदा0, रजौली, नवादा 


निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , भोजपुर । 


8 


बिहार गजट, 4 अगस्त 2010 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


श्री संजय कुमार , 


अनुमंडल पदा०, लखीसराय 


उप सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग । 


( 551/08 , पटना ) 


6 


मो 0 नौसाद युसूफ , 


अनुमंडल पदा0, पटना 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , पटना । 


( 555/08, नालन्दा) 


7 


श्री नील कमल , 
( 558/08, पूर्णियाँ) 


अनुमंडल पदा 0, सुपौल 


उप सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग । 


8 


अनुमंडल पदा०, छपरा 


श्री सांवर भारती , 
( 567/08, 

बेगूसराय ) 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, अरवल । 


9 


श्री मदन प्रसाद, 
( 576/08, भोजपुर ) 


अनुमंडल पदा0, अरवल 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , मुजफ्फरपुर | 


10 


डा 0 उमाशंकर मंडल , 


अनुमंडल पदा0,हाजीपुर , वैशाली 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , लखीसराय । 


( 599/08 , भागलपुर ) 


अनुमंडल पदा ०, महनार, वैशाली 


उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय । 


11 श्री शाहनवाज खाँ , 

( 601 / 08, सारण ) 


12 


अनुमंडल पदा०, भभुआ, कैमूर 


श्री कुमार 

विजयेन्द्र प्रसाद , 
( 610/08, नालन्दा) 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, दरभंगा । 


13 


श्री ज्ञान शंकर दास , 


अनुमंडल पदा0, भागलपुर 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , वैशाली । 


( 614/08, दरभंगा) 


14 


श्री रघुनन्दन झा , 
( 617/08, पूर्णियाँ) 


अनुमंडल पदा०, बेनीपुर , दरभंगा । निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 

ग्रामीण विकास अभिकरण , बाँका । 


15 


श्री हेमन्त नाथ देव , 
(624/08, पूर्वी चंपारण ) 


अनुमंडल पदा 0, हथुआ, 
गोपालगंज । 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, सहरसा । 


16 


श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता , 


अनुमंडल पदा0, सोनपुर, सारण 


उप सचिव, वित्त विभाग । 


(640/08, रोहतास) 


17 


श्री जगदीश प्रसाद सिंह, 
( 642/08, मधुबनी ) 


अनुमंडल पदा0, डुमराँव , बक्सर 


निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , सुपौल । 


18 


श्री जयनाथ महतो , 
( 645/08 , लखीसराय ) 


अनुमंडल पदा० , बिहारशरीफ 


. 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , मुंगेर । 


नालंदा । 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


9 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


19 


श्री राजकुमार, 


अनुमंडल पदा०, फारबिसगंज, 
अररिया । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज । 


( 650/08, पूर्णियाँ) 


20 


श्री विजय कुमार, 


अनुमंडल पदा०, गया सदर 


उप सचिव, कृषि विभाग । 


( 655/08, नालन्दा ) 


21 


श्री एनामुल हक , 
( 671/08, पटना) 


अनुमंडल पदा0, बगहा, प 0 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज । 


चम्पारण 


22 


श्री लक्ष्मण भक्त , 
(673/08, वैशाली ) 


अनुमंडल पदा 0, जगदीशपुर, 
भोजपुर । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , गया । 


23 


श्री अखिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, 
(677/08, पटना) 


अनुमंडल पदा० , चकिया , 
पूर्वी चम्पारण । 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला 
विकास अभिकरण , बेतिया, 

प ० 
चम्पारण । 


24 


श्री कपिलदेव महतो , 
( 679/08 , बेगूसराय ) 


अनुमंडल पदा०, नवगछिया , 
भागलपुर 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा । 


25 


उप सचिव, विधि विभाग । 


श्री अरशद अजीज, 
( 688/08, शेखपुरा ) 


अनुमंडल पदा०,सिकरहना, 
पूर्वी चम्पारण 


26 


श्री विजय कुमार, 
(691/08 , मधेपुरा) 


अनुमंडल पदा0, रक्सौल , (पूर्वी 
चम्पारण ) 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया । 


27 


श्री मो 0 मोबिन अली अंसारी , अनुमंडल पदा0, डेहरी, रोहतास 
(693/08 , गुमला) 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, बक्सर । 


28 


अनुमंडल पदा०, 

कटिहार 


श्री ऋषिकेश शर्मा, 
(702/08, मुजफ्फरपुर ) 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , दरभंगा । 


29 


श्री संजीव सिंह, 
( 709/08, यू0 पी 0) 


अनुमंडल पदा ०, दाउदनगर , 
औरंगाबाद । 


निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , शिवहर । 


30 


अनुमंडल पदा०, पटनासिटी 


उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग । 


डॉ ० राजीव कुमार, 
(711/08 , मुंगेर) 


31 


श्री वजैनउद्दीन अंसारी, 
(728 / 08, रोहतास ) 


अनुमंडल पदा०, मढ़ौरा , सारण 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, सीतामढी । 


32 


श्री मो 0 कासिम अंसारी, 
(729 / 08,गोपालगंज ) 


अनुमंडल पदा०, वायसी, पूर्णियाँ 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , भोजपुर । 


10 


बिहार गजट, 4 अगस्त 2010 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


33 


श्री दिलीप कुमार, 


अनुमंडल पदा0, निर्मली, सुपौल 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद । 


( 730 / 08,पटना) 


। 


34 


श्री रंगनाथ चौधरी, 
(749 / 08, दरभंगा) 


अनुमंडल पदा0, झंझारपुर , 
मधुबनी । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , मधुबनी । 


35 


अनुमंडल पदा ०,बिरौल , दरभंगा 


श्री कृत्यानंद सिंह, 
( 758/08 , मधेपुरा ) 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , शेखपुरा । 


36 


अनुमंडल पदा0, हिलसा, नालंदा 


श्री जिउत सिंह, 
(760 / 08, रोहतास ) 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , नालंदा । 


37 


श्री अरशद अली, 
(775 / 08, भोजपुर ) 


अनुमंडल पदा 0, महुआ, वैशाली 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , नालंदा । 


38 


उप सचिव, पर्यटन विभाग । 


श्री श्याम किशोर 
(776 / 08, वैशाली ) 


अनुमंडल पदा०, दलसिंहसराय , 
समस्तीपुर । 


39 


डा 0 जवाहर लाल सिन्हा, 
(781/08, मधुबनी ) 


अनुमंडल पदा0, मुजफ्फरपुर, पूर्वी निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला 

ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर | 


40 


अनुमंडल पदा०, सिवान 


उप सचिव, ऊर्जा विभाग । 


श्री अमरनाथ साहा , 
(785 / 08,मुजफ्फरपुर ) 


41 


श्री कंचन कपूर , 


अनुमंडल पदा 0, मुजफ्फरपुर , 
पश्चिम । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, छपरा, सारण । 


(799 / 08,नालंदा) 


42 


श्री पंकज कुमार, 


अनुमंडल पदा0, सासाराम , 
रोहतास । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, कैमूर, भभुआ । 


( 805 / 08, मुंगेर ) 


43 | श्री इम्तियाज अहमद करीमी, 

( 806/08 , मुजफ्फरपुर ) 


अनुमंडल पदा0, पुपरी, सीतामढ़ी 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार । 


44 


श्री एस0 एम 0 कैसर सुल्तान, अनुमंडल पदा०, मोहनियां, कैमूर 
( 809/08, नालंदा) 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , जहानाबाद । 


45 


डॉ ० रवीन्द्र नाथ , 
( 821 / 08, सीतामढ़ी ) 


अनुमंडल पदा0, बेनीपट्टी, 
मधुबनी । 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, सिवान । 


46 


श्री मो 0 अफजालुर रहमान, 
( 827 / 08, नालंदा) 


अनुमंडल पदा0, जहानाबाद 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , बेगुसराय । 


47 


श्री प्रवीण कुमार गुप्ता , 


अनुमंडल पदा०, त्रिवेणीगंज , 
सुपौल । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, सुपौल | 


( 831/08 , अररिया ) 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


11 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम , 
कोटि क्रमांक एवं गृह जिला 


वर्तमान पदस्थापन 


पदस्थापन का पद एवं स्थान 


1 


2 


3 


4 


48 


अनुमंडल पदा०,बेलसंड, सीतामढ़ी 


श्री रमेश कुमार झा , 
( 834 / 08,मधुबनी ) 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ । 


49 


श्री दिनेश कुमार राय, 
( 840 / 08, रोहतास ) 


अनुमंडल पदा ०, नरकटियागंज, 
प 0 चम्पारण । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , मुंगेर । 


50 


श्री अवधेश राम , 
( 874/08 , उ0 प्र 0 ) 


अनुमंडल पदा०, नवादा सदर 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , सहरसा । 


51 


श्री जवाहर प्रसाद , 
( 876 / 08, रोहतास ) 


अनुमंडल पदा0, जयनगर, 
मधुबनी । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , खगड़िया । 


52 


श्री विश्वनाथ चौधरी, 
(927 / 08, पटना ) 


अनुमंडल पदा 0, मधुबनी 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण, जमुई । 


53 


श्री राजेश कुमार, 


अनुमंडल पदा० , सिमरी 
बख्तियारपुर, सहरसा 


निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , शिवहर | 


(930/08, पटना) 


54 


श्री शशि शेखर चौधरी, 
( 1038/08, पटना) 


अनुमंडल पदा0 , आरा सदर 


निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , नवादा । 


55 


श्री उमाशंकर राम , 
(1132/08, मुजफ्फरपुर) 


अनुमंडल पदा0 , मोतिहारी, 
पूर्वी चम्पारण । 


निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , मोतिहारी । 


2. उपर्युक्त स्थानान्तरित पदाधिकारी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किए नवपदस्थापित स्थान पर अविलम्ब 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अतुल कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


- 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2010 
सं ० ।/ई -606/2005-2135— श्री सुरेश कुमार कानोडिया , जिला अवर निबंधक, बेगूसराय को बिहार सेवा संहिता 
के नियम 227 एवं 228 के अंतर्गत दिनांक 6 जनवरी 2010 से 26 जनवरी 2010 तक कुल 21 ( इक्कीस ) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
चन्द्र शेखर सिंह, उप सचिव । 


12 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


26 जुलाई 2010 
सं ० IV / स्था 0( रा0)ई - 405 / 2010-2136 — श्री सुशील कुमार सुमन , अवर निबंधक, राजगीर, नालन्दा को बिहार 
सेवा संहिता के नियम 227 एवं 228 के अन्तर्गत दिनांक 16 फरवरी 2010 से 4 अप्रील 2010 तक 48 ( अड़तालीस ) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र शेखर सिंह, उप सचिव । 
जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2010 
सं 0 क0/ स्था0-26/ 2001-584 — डा 0 दीपक प्रसाद ( भा 0प्र 0 से0 ) प्रमण्डलीय आयुक्त , भागलपुर को अध्यक्ष, 
किउल - बदुआ - चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण , भागलपुर के पद पर दिनांक 16 जुलाई 2010 के अपराह के 
प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
अशोक कुमार प्रसाद , संयुक्त सचिव ( प्रबंधन ) । 


निर्वाचन विभाग 


प्रभार प्रतिवेदन 

28 मई 2010 
सं ० 3956 — अधोहस्ताक्षरी मैं कुमार अंशुमाली ( कोटि क्रमांक -90 / 08) बि 0प्र0 से0, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन 
पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार , पटना, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 14 / प्रो0 104 / 10 
4992, दिनांक 28 मई 2010 ( प्रतिलिपि संलग्न ) के आलोक में विशेष सचिव कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद का स्वतः परित्याग करते 

हुए अतिरिक्त 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी - सह -विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग के रिक्त पद का प्रभार आज दिनांक 28 
मई 2010 के पूर्वाह्न में स्वतः ग्रहण करता हूँ । 

कुमार अंशुमाली 
भारग्राही पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

सोहन कुमार ठाकुर , 
सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

20-571 + 350 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


13 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 

(निबंधन ) 


अधिसूचना 

24 मई 2010 
एस0 ओ0 –II / ई - 123 / 2000-1344 -निबंधन अधिनियम , 1908 की धारा -5 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल ने निर्देश देने की कृपा की है कि कार्यालय खुलने की तिथि से वित्तीय वर्ष 
2010-11 तक के लिए मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर अनुमण्डल मुख्यालय में अस्थाई रूप से एक नया अवर निबंधन कार्यालय 
खोला जाएगा, जिसका क्षेत्राधिकार में तारापुर एवं संग्रामपुर प्रखण्ड होंगे । 
2. इसके फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय , खड़गपुर का क्षेत्राधिकार खड़गपुर अंचल तक ही सीमित रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, सचिव, 


खान एवं भूतत्व विभाग 


1 


3 


अधिसूचना 

26 जुलाई 2010 
सं ० वि ० स0 ( समिति ) -03/07-1414/ एम 0 — मंत्रिमंडल ( संसदीय कार्य) विभाग के पत्रांक 828 , दिनांक 26 अगस्त 2006 
तथा संसदीय कार्य विभाग के संकल्प संख्या 700 , दिनांक 11 अक्तूबर 1985 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत , विभागीय अधिसूचना , 
संख्या 3106 / एम0 , दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा पूर्व गठित "विभागीय परामर्शदातृ समिति " को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित 
किया जाता है । 
क्रमांक समिति के अध्यक्ष / सदस्य का नाम 

पदनाम 
2 
1 माननीय मंत्री / माननीय राज्यमंत्री ( स्वतंत्र प्रभार ) खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार 

अध्यक्ष 
2 श्री राजेश कुमार रौशन उर्फ बबलू माननीय सदस्य, बिहार विधान- सभा 

सदस्य 
3 श्रीमती गुड्डी देवी , माननीय सदस्या, बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
4 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह , माननीय सदस्य , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
5 श्री सुधांशु शेखर भाष्कर , माननीय सदस्य, बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
6 श्री विजेन्द्र कुमार यादव , माननीय सदस्य , बिहार विधानासभा 

सदस्य 
7 श्री बनवारी राम , माननीय सदस्य , बिहार विधान - सभा 

सदस्य 
8 श्रीमती रेणु सिंह , माननीया सदस्या, बिहार विधान परिषद ( निर्दलीय ) 

सदस्य 
9 श्री राम बदन राय , माननीय सदस्य , बिहार विधान परिषद 

सदस्य 
10 श्री रामचन्द्र पासवान , अपर सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग 

अपर सचिव 


. 


14 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


2. पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1189 /एम0 , दिनांक 17 जून 2010 को इस हद तक संशोधित किया जाता है 
। शेष शर्ते यथावत् रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
रामचन्द्र पासवान , अपर सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 120 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


PER JGIC , 4 3701ta 2010 


15 


HTJ - 9 ( T ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


OFFICE OF THE SUPERINTENDENT P.M.C.H 


TENDER 


No. 267 — Vide Govt. of Bihar, Health Department letter no 45 ( 1) dated 27.01.2010 the Bihar 
State Blood Bank , Patna Medical College Hospital, Patna 800 004 , Bihar invites sealed tender for 


disposal of: 


1. Human Fresh Frozen Plasma (FFP ) 


2. Human Cryo - Poor Plasma. (CPP ) 


Terms and conditions are as follows: 


1. NOC from Drugs Controller India , Ministry of Health & Family Welfare , Govt. of India , Nirman 

Bhawan , New Delhi for collecting excess unused Plasma ( FFP & CPP ) from licensed blood 


banks . 


2. NOC from Drugs Controller India , Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India , Nirman 


Bhawan , New Delhi for fractionation of Plasma in India or for exporting for fractionation . 
3. Cost of packing , transportation (Cold Chain ) to be borne by the purchaser. 
4. The company in whose favor the bid will be made should deposit Rs. One lac in the form of 

demand draft in favor of Bihar State Blood Bank , PMCH , Patna in advance, as guarantee money . 
5. A Memorandum of understanding (MOU ) to this effect will be signed . 


6. The rate will be valid till 31st March 2011. 


7. Technical and Financial bid to be submitted in separate envelops super subscribed “ TECHNICAL 

BID ” and “ FINANCIAL BID ” respectively . 
8. Tender should be typed , not hand written . Any cutting should be initialed . 
9. Bid will be accepted only by speed post or registered post, and not by courier. 
10. Last date for submission is 24th August 2010 


11. Bids received after last date will not be considered . 


12. Any dispute will be resolved in Patna jurisdiction . 


16 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


13. Superintendent, Patna Medical College Hospital, Patna may cancel the tender, without any 


reason . 


14. Website www.prdbihar.org & www.pmch .in may be visited for details . 


Place . Patna 
Date. 17th July 2010 


Sd /- Illegible , 
Superintendent . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


17 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

14 जुलाई 2010 
सं ० कौन / भी -115 / 2010-199 – श्री नीरज 

कुमार, 

बि ० वि ० से सम्प्रति वाणिज्य - कर 
पदाधिकारी, पाटलीपुत्र अंचल, पटना को सर्वश्री राशि पेरिफेरल्स प्रा ० लि 0 , जमाल रोड , पटना के वर्ष 
2006-07 का मॉग पत्र तालिका में विलम्ब के लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया । उनसे प्राप्त 
स्पष्टीकरण एवं अंचल प्रभारी के प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत उन्हें इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी 
पाया गया । अतः सरकार के निर्णयानुसार उन्हें निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया गया है : 
उनका दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से दिनांक 1 जुलाई 2010 से रोकी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह 0 ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


समाहरणालय , मुजफ्फरपुर 

(जिला स्थापना प्रशाखा ) 


आदेश 

17 जुलाई 2010 
सं ० 921/ स्था ० — प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया , मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1120 दिनांक 21 अगस्त 2008 
द्वारा श्री नवल राम , जनसेवक , सरैया प्रखंड के दिनांक 1 अप्रील 2007 से लगतार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित 
रहना प्रतिवेदित किया गया । इस तरह अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने के संबंध में श्री नवल राम, जनसेवक के 
द्वारा कोई भी सूचना या आवेदन नहीं दिया गया । प्रखंड विकास पदाधिकारी, सरैया के पत्रांक 3008 , दिनांक 16 जुलाई 
2007 से श्री राम के गृह पता पर भी उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु उनके द्वारा किसी प्रकार का 
उत्तर नहीं दिया गया। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी , सरैया के प्रतिवेदन के आलोक में ज्ञापांक 970/ स्था ० 
दिनांक 30 अगस्त 2008 द्वारा श्री नवल राम , जनसेवक , सरैया प्रखंड को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही 
के अधीन किया गया एवं श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक के विरूद्ध आरोप प्रपत्र " क " में गठित किया गया , 
जो निम्नवत् है 


18 


बिहार गजट, 4 अगस्त 2010 


आरोप संख्या - 01 - सरकारी सेवक के अधिकार एवं कर्त्तव्य निर्धारित है । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे 
अपने दायित्वों, अधिकारों एवं कार्यो का निष्पादन ईमानदारी एवं दक्षता के साथ निर्धारित नियमों का अनुशरण करते हुए 
करेंगे । यदि वे निर्धारित पथ से विचलित होते है तो इसे कदाचार माना जाता है । श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक 
भी कदाचारिता का परिचय देते हुए दिनांक 1 अप्रील 2007 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उक्त 
अनधिकृत अनुपस्थिति के विरूद्ध इनके द्वारा कोई भी सूचना या आवेदन नहीं दिया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
सरैया द्वारा इनके गृह पता से पत्र भेजा गया, जिसमें निदेश दिया गया कि तुरंत अपने कार्य पर उपस्थित हो तथा 
अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें परन्तु इनके द्वारा पूर्णतः लापारवाही बरतते हुए इस निर्देश का 
पालन नहीं किया गया है । 


आरोप संख्या - 02 - अतः प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित है कि इन्होंने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन अमर्यादित एवं 
लापारवाही ढंग से किया है । 


आरोप संख्या -03 — इनका यह आचरण सामान्य सरकारी सेवक से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं है। 

आरोप संख्या - 04 - सरकारी सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रशासनिक मर्यादा की सीमा 
के अन्दर रहकर अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करेगा, ताकि सभ्य असैनिक प्रशासन कायम रह सके । इसका घोर उल्लंघन 
इनके द्वारा किया गया है । 


आरोप संख्या - 05 — बिना सूचना के लम्बे समय से अनुपस्थित रहकर जो कार्य किया है, वह इनकी सत्य 
निष्ठा , विश्वास, कर्त्तव्य के प्रति समर्पण संबंधी गुणों पर खराब प्रभाव डालता है । 

आरोप संख्या - 06 — इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को अप्रभावी रखने का कार्य किया है । 
स्पष्ट है कि स्वैच्छाचारिता का परिचय देते हुए दिनांक 1 अप्रील 2007 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहें हैं। 
जिसके कारण कृषि कार्य एवं जनता का सामान्य कार्य प्रभावित हुआ है । सूचना देने पर भी आप उपस्थित नहीं हुए 
तथा अनुपस्थिति का कारण बताना भी उचित नहीं समझा । इनका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली का 
उल्लंघन है । 


अतः अकर्मण्यता का परिचय देते हुए सरकारी निदेशों के प्रतिकूल आचरण करने, सरकारी सेवक आचार 
नियमावली का उल्लंघन करने , स्वैच्छाचारिता का परिचय देने , अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने आदि के संबंध 
में इनके विरूद्ध विभागीय एवं कठोर दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है । 

प्रपत्र " क " के आधार पर ज्ञापांक 1119 / स्था ० दिनांक 16 अक्तूबर 2010 से श्री संजय कुमार सिंह , 
भा 0 प्र0 से0 सहायक समाहर्ता- सह - सहायक दण्डाधिकारी (परीक्ष्यमान) , मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड 
विकास पदाधिकारी, सरैया , मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी के द्वारा 
आरोपित कर्मी के विरूद्ध गठित प्रपत्र " क " के आलोक में विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपी एवं उपस्थापन 
पदाधिकारी को सूचना निर्गत कर साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया गया , परन्तु निर्धारित तिथि पर उभय 
पक्ष उपस्थित नहीं हो सके और आसन्न लोक सभा चुनाव , 2009 में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण विभागीय 
कार्यवाही का संचालन ससमय नहीं किया जा सका एवं उनके प्रशिक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सचिवालय 
पटना में योगदान देने के कारण विभागीय कार्यवाही का मूल अभिलेख लौटा दिया गया । 

पुनः ज्ञापांक 381 / स्था 0 दिनांक 5 जून 2009 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी , पश्चिम , मुजफ्फरपुर को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी के द्वारा भिन्न -भिन्न तिथियों 
का निर्धारण कर आरोपी कर्मी को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने हेतु सूचित किया गया, परन्तु आरोपी सूचना प्राप्त 
करने के वावजूद भी किसी भी तिथि को उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण ही संचालन पदाधिकारी 
या किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को दिया गया । 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


19 


संचालन पदाधिकारी का मंतव्य आरोपी श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक नोटिस प्राप्त करने के बाद भी 
उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आरोपों के विरूद्ध अपना पक्ष भी नहीं रखा। न तो श्री राम , निलंबित जनेसवक या इनका 
कोई प्रतिनिधि संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए। इस तरह कार्यवाही से इनका रवैया असहयोगात्मक रहा। 
अभिलेखीय आधार पर संचालन पदाधिकारी ने पत्रांक 1341 दिनांक 13 नवम्बर 2009 द्वारा संचालन (जाँच ) प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया जिसमें श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप 
सही और प्रमाणित पाया । साथ ही श्री नवल राम, निलंबित जनसेवक के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता, उदंडता, अनुशासनहीनता 
तथा सरकारी सेवा के प्रति गैर जबाबदेही के कारण दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। 

द्वितीय कारण पृच्छा — संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए ज्ञापांक 
1141 / स्था 0 दिनांक 29 दिसम्बर 2009 द्वारा आरोपी कर्मी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई । परन्तु आरोपी 
कर्मी श्री नवल राम के द्वारा अपना स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया । पुनः ज्ञापांक 83/ स्था 0 दिनांक 18 जनवरी 
2010 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु स्मारित किया गया एवं उक्त पत्र को श्री नवल राम , निलंबित 
जनसेवक को प्रखंड विकास पदाधिकारी , सरैया के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया । प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
सरैया के द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2010 को आरोपी कर्मी को पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन पत्रांक 300 
दिनांक 8 फरवरी 2010 द्वारा भेजा गया , परन्तु पत्र प्राप्त करने के बाद भी आरोपी कर्मी श्री नवल राम के द्वारा न 
उपस्थिति ही दी गई न तो स्पष्टीकरण ही दिया गया । 


पुनः ज्ञापांक 190 / स्था 0 दिनांक 17 फरवरी 2010 एवं 287 / स्था 0 दिनांक 17 मार्च 2010 से आरोपी कर्मी श्री 
नवल राम , निलंबित जनसेवक के गृह पता पर भी निबंधित डाक से द्वितीय कारण पृच्छा देने व अपना पक्ष रखने का 
निदेश दिया गया , परन्तु श्री राम के द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में श्री 
नवल राम , निलंबित जनसेवक के संबंध में हिन्दी सामाचार पत्रों में दिनांक 12 मई 2010 एवं 13 मई 2010 को 
सूचना प्रकाशित करवायी गई । सूचना प्रकाशन के वावजूद भी आरोपी कर्मी श्री नवल राम न तो उपस्थित हुए न ही 
अपना स्पष्टीकरण दिया गया और नहीं प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध अपना पक्ष रखा । 


निष्कर्ष - श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक के विरूद्ध अपने कार्य से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से 
दिनांक 1 अप्रील 2007 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित होता है । साथ ही सरकारी कार्य 
एवं कार्यालय की मर्यादाओं के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता , स्वेच्छाचारिता का अनुसंगी आरोप भी प्रमाणित 
होता है । आरोपों के विरूद्ध स्पष्टीकरण नहीं देना , विभागीय कार्यवाही में असहयोगात्मक रवैया अपनाना और अपना पक्ष 
प्रस्तुत नहीं करना , द्वितीय कारण पृच्छा का कोई जबाब नहीं देना , समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के विरूद्ध भी अपना पक्ष 
नहीं रखना भी घोर उपेक्षा, लापरवाही , स्वेच्छाचारिता का परिचायक है । 


उपर्युक्त तथ्यों, संचालन पदाधिकारी के द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर लेने के पश्चात प्रेषित अभिलेख , 
उपलब्ध कागजातों एवं साक्ष्यों के जाँचोपरान्त श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक के विरूद्ध लगाये गये आरोप सही 
सिद्ध होते है । श्री राम का आरोप गंभीर आरोप की श्रेणी में आता है और सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने का 
पर्याप्त/ यथेष्ट कारण है। आरोप इतने गंभीर है कि वृहत्त दंड नहीं दिया जाता है तो उपरोक्त जघन्य कार्यो, 
स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को रोकना भविष्य में संभव नहीं होगा तथा जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी 
उचित नहीं होगा । 

अतः उपर्युक्त आरोपों के प्रमाणित हो जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम 14( X ) एवं संशोधित नियमावली-2007 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में मैं , आनन्द 
किशोर , भा.प्र.से. जिला दण्डाधिकारी - सह -जिला पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर श्री नवल राम , निलंबित जनसेवक , सरैया प्रखंड 
को आदेश निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त ( Dismiss ) करता हूँ । 


20 


बिहार गजट , 4 अगस्त 2010 


- 


मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से आज दिनांक 17 जुलाई 2010 को निर्गत किया गया । 

श्री नवल राम से संबंधित ब्यौरा निम्न प्रकार है 
1 . सरकारी सेवक का नाम 

श्री नवल राम 
2 . पिता का नाम 

श्री शिवनन्दन राम 
3 . पदनाम 

जनसेवक 
4 . कार्यालय का नाम 

प्रखंड कार्यालय , सरैया 
5 . जन्मतिथि 

01-05-1965 
6 . सेवा मे प्रथम नियुक्ति की तिथि 

13-12-1994 
7 . वेतनमान् 

4000-6000 
स्थायी पता 

ग्राम + पोस्ट - केसरामा , भाया - कुढ़नी , 
जिला - मुजफ्फरपुर। 

आदेश से 

( ह ० ) -अस्पष्ट , 
जिला दण्डाधिकारी - सह -जिला पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर । 


- 


- 


8 . 


- 


+ 


. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 20-571 + 20 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egzette.bih.nic.in 


